निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1939 ( श० ) 
( संo पटना 228) पटना , वृहस्पतिवार , 23 मार्च 2017 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जनवरी 2017 
सं0 V / ई1 - 102 / 2015- 386 — श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर - सह - मुंगेर 
प्रमण्डल , भागलपुर को उपायुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उपायुक्त उत्पाद , भागलपुर - सह - मुंगेर 
प्रमण्डल, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । श्री शर्मा उपायुक्त उत्पाद, 
दरभंगा - सह - कोशी - सह - पूर्णियाँ प्रमण्डल , दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 V / ई1 - 102 / 2015- 387 – श्री कृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत - सह - सारण प्रमण्डल , 
मुजफ्फरपुर को उपायुक्त उत्पाद, मुख्यालय, ( ई0आई0बी0 ), पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 
है । श्री पासवान उपायुक्त उत्पाद , पटना - सह - मगध प्रमण्डल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 V / ई1 - 102 / 2015 - 388 – श्री चन्द्रमोहन शाही, सहायक आयुक्त उत्पाद , रोहतास को उपायुक्त उत्पाद 
के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत - सह - सारण प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई1 - 102 / 2015 - 389 — श्री महेश्वर दत्त मिश्र, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा को अपने ही वेतनमान में 
सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई1 - 102 / 2015 - 390 — श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, पटना को अपने ही वेतनमान में 
अधीक्षक उत्पाद , मधेपुरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 23 मार्च 2017 
2. उपर्युक्त सभी नव पदस्थापित पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालय के कर्मियों का वेतनादि एवं अन्य 
विपत्रों की निकासी हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है । 

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत शीघ्र प्रभार ग्रहण कर 
प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नंदन दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 228 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


